Haryana Gouernment Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 30-2024] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 23, 2024 (SRAVANA 1, 1946 SAKA) 


PART ITI 
Notifications by High Court, Advertisement, Notices and Change of Name etc. 


HARYANA ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION 
BAYS NO. 33-36, SECTOR-4, PANCHKULA — 134112 


Notification 
The 15th July, 2024 


Regulation No. HERC/54/2021/1st Amendment/2024.— The Haryana Electricity Regulatory Commission, 
in exercise of the powers conferred under sub-Section 2 (t, v) of Section 181 read with Section 43,46 & 47 of the 
Electricity Act 2003 and all other powers enabling it in this behalf, after previous publication, makes the following 
regulations: 

1. Short title, Commencement, Extent and Interpretation: 
1.1. This Regulation shall become the part of the ‘The Haryana Electricity Regulatory Commission 

(Rooftop Solar Grid Interactive Systems Based on Net Metering/Gross Metering), Regulations, 2021 

(1st Amendment) Regulation, 2024. 

1.2. This amendment shall come into force with effect from the date of its publication in the Haryana 

Government Gazette. 

1.3. These Regulations shall extend to the whole of the State of Haryana. 
Amendment to Regulation 14.2, Application Processing: 
(i) The proviso under sub clause 14.2(c) shall be substituted with the following proviso: 

“Provided that the applications for roof top solar photo voltaic systems upto 10 kW capacity, complete 

in all respects shall be deemed to have been accepted without requiring technical feasibility study and 

any commensurate enhancement of the sanctioned load of the consumer, as may be required, shall be 
carried out by the distribution licensee.” 
(ii) | Sub clause14.2. (d) shall be substituted with the following: 

“In case any deficiencies are found in the application, on account of rooftop system capacity and 

available D.T. Loading as specified in these Regulations, during technical feasibility study, the same 

shall be intimated by the distribution licensee to the applicant via Format 2(a) through email/SMS 
notification within 15 days from the date of issuance of acknowledgement of application failing which 
it shall be presumed that the proposal is technically feasible.” 


Y 


By Order of the Commission 


(Sd.)...., 
Panchkula: Deputy Secretary (Personnel), 
The 15th July, 2024 for Secretary, HERC. 


(1073) 


1074 HARYANA GOVT. GAZ., JULY 23, 2024 (SRVN. 1, 1946 SAKA) [PART ITI 


हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग 
बेज नंबर: 33-36, सेक्टर-4, पंचकूला-134112 


अधिसूचना 
दिनांक 15 जुलाई, 2024 


विनियमन संख्या, एचईआरसी /54 // 2021 / प्रथमसंशोधन /2024.— हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत 
अधिनियम 2003 के सेक्शन 181 के उप सेक्शन 2(टी,वी) के तहत और सेक्शन 43, 46 और 47 के तहत पढ़े गए अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए, और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी अधिकारों के तहत, पूर्व प्रकाशन के उपरांत, 
निम्नलिखित विनियम बनाए गए हैं: 


1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, विस्तार और व्याख्या: 


11 यह विनियम हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (नेटमीटरिंग / ote मीटरिंग पर आधारित रूफटॉप सोलर ग्रिड 
इंटरएक्टिव सिस्टम), विनियम, 2021 (प्रथम संशोधन) विनियमन, 2024 का हिस्सा बन जाएगा | 


1.2 यह संशोधन हरियाणा सरकार के wos में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। 


1.3 ये विनियम पूरे हरियाणा राज्य में लागू होंगे। 
2. विनियम 14.2 में संशोधन, आवेदन प्रसंस्करण: 
(i) उपखंड 142 (सी) के तहत प्रावधान को निम्नलिखित प्रावधान के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा: 


बशर्ते कि 10 किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टाइक सिस्टम के लिए पूर्ण रूप से सही 
आवेदन, तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता के बिना स्वीकृत माने जाएंगे और उपभोक्ता के स्वीकृत 
लोड में कोई भी आवश्यक वृद्धि, जैसा की आवश्यक हो वितरण लाइसेंसधारी द्वारा की जाएगी। 

(1) उपखण्ड 14.2 (डी) को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा: 


यदि तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन के दौरान, इन विनियमों में निर्दिष्ट रूफटॉप सिस्टम क्षमता और उपलब्ध 
डी.टी. लोडिंग के संबंध में, आवेदन में किसी प्रकार की कमियां पाई जाती हैं तो इसे वितरण लाइसेंसधारी द्वारा 
आवेदक को आवेदन की स्वीकृति की तारीख से 15 दिनों के अंदर प्रारूप 2 (ए) के माध्यम से ईमेल / एसएमएस 
सूचना के द्वारा सूचित किया जाएगा, अन्यथा यह माना जाएगा कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से व्यवहार्य है। 


आयोग के आदेश द्वारा 


हस्ता० / - 
पंचकूला: कृत्ते उप सचिव (कार्मिक), 
दिनांक 15 जुलाई, 2024 सचिव, एचईआरसी | 


[999-1] 


11165—C.S.—H.G.P., Pkl. 


